निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 119 ) 


27 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 17 अप्रील 2009 


( सं0 2 / सी0 - 10117 / 07 - 2157 ) 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 

24 मार्च 2009 
श्रीमती सुषमा , (बि0प्र0से0 ) कोटि क्रमांक - 1536 / 04 जब अंचलाधिकारी, नगरनौसा ( नालंदा) के पद पर 
पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी , नालंदा के पत्रांक - 2870 दिनांक 04.08.07 द्वारा बैठकों में 
अनुपस्थित रहने एवं लापरवाही बरते जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्रीमती सुषमा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी नालंदा से 
प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार श्रीमती सुषमा को “निन्दन वर्ष 2007 - 08 की सजा दी जाती 
है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती सुषमा , बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 119- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


